निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 674 ) 


3 अग्रहायण 1933 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 24 नवम्बर 2011 


सं017 - स्था०( नक्शा दर) - 980 / 1995 - 1673 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


सेवा में , 


महालेखाकार , बिहार , 
पटना । 


द्वारा - वित्त विभाग । 

पटना, दिनांक 22 नवम्बर 2011 
विषय : - बिहार सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा मुद्रित , छाया प्रति एवं डी०पी०डी० के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले 

राजस्व मानचित्रों के मूल्य निर्धारण के संबंध में । 


महाशय, 


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि राजस्व मानचित्रों के पुर्नउत्पादन में कागज, मुद्रण 
एवं अन्य सामग्रियों के क्रय मूल्य में वृद्धि के कारण मानचित्रों के बिक्री का दर आम जनता के हित को ध्यान में 
रखते हुए सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा नक्शा बिक्री का दर संशोधित करते हुए निम्नप्रकार से निर्धारित किया 
जाता है । 
क्रमांक मानचित्रों का नाम 

निर्धारित बिक्री मूल्य 


3 


____ मुद्रित नक्शा 


50 रु० ( पचास रुपये ) 


फोटो प्रति 


75 रु० (पचहत्तर रुपये) 
100 रु० ( एक सौ रुपये ) 
ब्लैंक ( Blank ) सी०डी० / डी०पी०डी० प्राप्त कर 


____ 3 


डी०पी०डी० / सी०डी० के माध्यम से प्रति नक्शा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 नवम्बर 2011 
2. यह संशोधित दर तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी । 

3. डी०पी०डी० / सी०डी० के माध्यम से मानचित्र मात्र डी०पी०आर० तैयार करने वाले एजेंसियों का ब्लैंक 
( Blank) सी०डी० / डीभी०डी० प्राप्त कर आपूर्ति की जाएगी । 

4. नक्शा बिक्री से प्राप्त राशि राजस्व बजट शीर्ष - 0029 - भू - राजस्व - लघुशीर्ष - 800 - अन्य प्राप्तियाँ 
उपशीर्ष मानचित्र का बिक्री मूल्य –विपत्र कोड - 0029008000002 में जमा किया जाएगा । 

विश्वासभाजन, 
सी० अशोकवर्धन , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 674 -571 + 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


